BW 


रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/99 


REGD. NO. D. L - 33004 /99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i ) 
PART II - Section 3 - Sub-section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 688 ] 
. No. 688 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जून 7 , 2007/ ज्येष्ठ 17 , 1929 
| NEW DELHI , THURSDAY , JUNE 7 , 2007/JYAISTHA 17 , 1929 


पोत परिवहन , सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग ) 

___ अधिसूचना 

. नई दिल्ली, 7 जून , 2007 
- का . आ . 923( अ). - केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप- धारा ( 1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन , सड़क परिवहन 

और राजमार्ग मंत्रालय , ( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग ) की अधिसूचना संख्या का . आ . 1550 ( अ ) , तारीख 15 सितम्बर , 
2006 , जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3, उप - खण्ड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा तमिलनाडु राज्य के सेलम 
जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के 0. 000 कि . मी . से 31.500 कि . मी . ( सेलम - कोयम्बतूर सेक्शन ) तक के भूखण्ड का निर्माण 

( चौड़ा करने/ चार लेन का बनाने आदि ) , अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि 
- . का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी । 

और , उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप- धारा ( 3 ) के अधीन तारीख 21 अक्तूबर, 2006 
___ को “ दि हिन्दू " और " दिनाकरण " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; .. . 

और , सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं ; . 

और , सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा ( 1 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट 
दे दी है । 

अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की . . 
उप- धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन . 
के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 

और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा ( 2 ) के अनुसरण में , यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय 
सरकार में निहित हो जाएगी । 


2699 GI/ 2007 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3(ii)]] 


अनुसूची 
तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के 0.000 कि . मी. से 31.500 कि . मी . ( सेलम - कोयम्बतू ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित 
अथवा संरचना रहित भूमि का सक्षिप्त विवरण । 


क्रमा जिले का तालुका गाँव का नाम 
| संख्या नाम का नाम 


सर्वेक्षण | सर्वेक्षण । भूमि का भूमि की क्षेत्रफल | भूस्वामी / हितबद्ध व्याक्तियों का नाम । 
संख्या और संख्या और प्रकार , प्रकृति | ( वर्ग मीटर 
उप मंडल | नया उप 
संख्या मंडल संख्या 


10 


____2 
सेलम 


31 
सेलम । पुथूर अग्रहरम 


439/ 2 


439/ 2ए | निजी 


नम 


1130 


पेरियन्ना गाउंडर पुत्र पलानीमलाई गाउंडर 


439 / 4 


439 / 4ए 


निजी 


712 


439/ 5 


नम 


439/ 5ए 
439/ 6ए 


377 
75 


| राजु पुत्र मुथा गाउंडर 
राजु पुत्र मुथा गाउंडर 
पेरियन्ना गाउंडर पुत्र पलानीमलाई गाउंडर 


439 / 6 


निजी 


नम 


456 / 2 


456 / 2बी 


मिमी 


1500 


456 / 5 


456 /5ए 


निज 


456 / 

6 


456 / 6एजी। 


457 / 2 


457 / 2ए । निगा 


EF 


1 . वेलु 

2. वेलु पुत्र मरीमुथु गाउंडर 
नम 2600 1 . नल्लाम्मल पत्नी नटेसा गाउंडर 

2. मोहना 
130 मुथु गाउंडर पुत्र चिन्ना गाउंडर 

830 पेरुमल पुत्र पलानी गाउंडर 
नम 

12 1. पलानीसामी 

2. धसन रामासामी के पुत्र 
3. रामासामी 
4. गोविंदराज धासा गाउंडर के पुत्र 

5. कृष्णराज पुत्र पलानीसामी 
नम | 86501. धासा गाउंडर पुत्र रामासामी गाउंडर 


457 / 3 


457/ 30 


निनी 


458/1 | 458, 1सी 


मनी 


2. वदीवेल पुत्र पलानीसामी 
3. ईरुसाईम्मल पत्नी थीस्था गाउंडर 
4. पेरुमल गाउंडरर पुत्र पलानी गाउंडर 


5 . मरियप्पन 


459/ 5 


459/ 5बी | निजी 


नम 


36 


6. पचामुथु 
| 1. गोविंदासामी 
2. नटेसन @ नागप्पन 
3. मरिमुथु 
4 . अरुमुगम 
5. बालाकृष्णन पलानी असारी के पुत्र 


459/ 

6 


459 / 6बी | निजी 


नम | 2200 1. कांदयाम्मल पत्नी पोन्नुसामी 

2. पलानीम्मल पत्नी सीरंगा गाउंडर 
3. पलानीसामी 
4. विजयन पुत्र वदीवेल 


[ 177T 11 - QUE 3 (* ) ] 


. भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 


10 


459 /971 


74 


459 /9772 
| 477 / 321 


9 
66 
3600 


477 / 3 


निजी 


TH 


PUTIH RIGHT TOST 
1.M are 
2. ET @ 77707 


3. HIY 


4 . : 3754TH 
5. बालाकृष्णन पलानी असारी के पुत्र 


479 /3 


479 /39 


fut 


14 


2700 


TRY TZ 34 - THCS TIBET 


WA 


[ 97. FE. AT2T8791/ 79 /CCTV/ # 274- firly craft/1/2007 ] 

रेनुका जैन गुप्ता , निदेशक 


MINISTRY OF SHIPPING , ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 
(Department of Road Transport and Highways ) 

NOTIFICATION 
: New Delhi, the 7th June , 2007 
S . O . 923 (E ).- Whereas by the notification of the Government of India in the 
Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and 
Highways ), number S .0 . 1550 (E ), eated the 15th September, 2006 , published in the 
Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub -section (ii) and issued under sub 
section ( 1 ) of section 3A of the National Highways Act, 1956 ( 48 of 1956 ) (hereinafter 
referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the 
land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four 
laning, etc .), maintenance , management and operation of National Highway No .47 , on 
the stretch of land from Km . 0 . 000 to Km .31. 500 (Salem - Coimbatore Section ) in Salem 
District in the State of Tamil Nadu ; 


-And whereas the substance of the said notification has been published in " The 
Hindu " and " Dhinakaran ", both dated the 21st October, 2006 ; under sub -section (3 ) of 
section 3A of the said Act; 


: And whereas no objection has been received from any person by the competent 
authority ; 


. And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act, the 
competent authority has submitted its report to the Central Government; 


. Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in 
exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act, the 
Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should 
be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further , in pursuance of sub -section (2 ) of section 3D of the said Act , the . 
Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official 
Gazette , the land specified in the Schedule shall vest absolutely in the Central 
Government, free from all encumbrances. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - SEC . 3 (ii)] 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure falling within the stretch of land from Km 0 .000 to Km 
31.500 (Salem -Coimbatore Section ) on the National Highway No.47 in the State of Tamil Nadu . 


Serial 
number 


Name Name 

Name of 
of the of the 

the village 
district taluk | 


Survey Survey 

Area (in 
number number & 

* Type Nature square 
& Sub new Sub 

of land of land metres ) 
division division 
number number 


Name of the land owner / 

Interested persons 


Salem 


Salem 


439 / 2 


Puthur 
Agraharam 


439 / 4 
439 / 5 
439 /6 


75 


456 / 2 


456 /5 


10 
439 / 2A Private Wet 1130 Perianna gounder Slo . 

palanimalai gounder 
439 / 4A | Private Wet 712 Raju S /o . Mutha gounder 
439 /5A Private Wet 1 377 Paju S / o . Mutha gounder 
439 /6A Private 

Perianna gounder S /O . 

palanimalai gounder 
456 /28 Private Wet 1500 Velu ( 1) Velu Slo . Marimuthu 

gounder (2 ) 
456 /5A Private Wet 2600 Nallammal Wlo . Natesa 

gounder (1) Mohana (2 ) 
456 /6A Private Wet 130 Muthu gounder Slo . Chinna 

gounder 
| 457 /2A Private Wet 830 Perumal S /o . Palani gounder 
1 457 / 3A | Private Wet 12 Palanisamy (1 ) Dhasan Sons of 

Ramasamy (2 ) Ramasamy (3) 
Govindaraj Sons of Dnasa . 
gounder (4 ) Krishanraj Slo . 
Palanisamy (5 ) 


456 /6 


457 / 2 
457 / 3 


_ 


_ 


W 


458 /1 


458 / 1C Private Wet 


8650 Dhasa gounder Slo . Ramasamy 

gounder ( 1) Vadivel Slo . 
Palanisamy ( 2 ) Irusaiammal 
Wło . Theertha gounder (3 ) 
Perumal gounder S /o . Palani 
gounder (4 ) Mariappan (5 ) 
Pachamuthu (6 ) 


459/5 1 459/5B 


Private Wet 


459/6 


459/6B Private Wet 


36 Govindasamy ( 1) Natesan @ 

Nagappan (2) Marimuthu ( 3) 
Arumugam (4) Balakrishnan 

Sons of Palani Asari (5 ) 
2200 Kandayammal W /o . Ponnusamy 

( 1) Palaniammal W /o . Seeranga 
gounder (2 ) Palanisamy (3 ) 

Vijayan slo . Vadivel (4 ) 
66 Periyasamy S /o . Raja gounder 


459/90 


459/9C2 | Private Wet 


477 /3 | 477 /3B 


Private 


Wet 


- 


- 


- 


3600 Govindasamy (1) Natesan @ 

|Nagappan (2 )Marimuthu (3 ) 
Arumugam (4 ) Balakrishnan 

Sons of Palani Asari (5 ) 
2700 Jayapal S / o . Annamalai 

gounder 


- 


-- 


479 / 3 


479/ 3A 


Private 


Wet 


[ F, No. NHAI/ TechLASalem- Chengapalli/ 1/ 2007). 

. RENUKA JAIN GUPTA , Director 


Printed by the Manager, Govt . of India Press,-Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

. and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


